रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD NO D I. -33004/ 99) 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


K 
LIBRARY 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II -- खण्ड 3 - -- उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3– Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , रविवार , अप्रैल 1, 2001 / चैत्र 11, 1923 
NEW DELHI, SUNDAY , APRIL 1, 2001/CHAITRA 11, 1923 


4OVERNMENT 
ON 


GOVE 


* OF INDIA 


सं . 162 ] 
No. 162 ] 


- - - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


1. 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

आदेश 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2001 
सा . का .नि . 241( अ ). --- केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है , अर्थात् 

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ---- 
( 1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विमानन टरबाइन ईंधन (विपणन का विनियमन ) आदेश, 2001 है । 
( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । 
परिभाषाएं --- इस आदेश में , जब तक कि संदर्भ मे अन्यथा अपेक्षित न हो, 
( 1 ) " अपमिश्रण से विमानन टरबाइन ईंधन में अवैध रूप से या अप्राधिकृत रूप से किसी बाहरा पदार्थ का समावेशन अभिप्रेत है , 

जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद, भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है ; 
( ii ) "विमानन टरबाइन ईंधन " से ऐमा पेट्रालियम आसुत अभिप्रेत है जो भारतीय मानक के ब्युरो यिनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है , 
( u ) " उपभोक्ता " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी तेल कपनी से उत्पादों का सीधे क्रय करता है और भंडार करता है तथा अपने 

उपभोग के लिए उत्पादों का उपयोग करता है और इसमें उसके प्रतिनिधि , कर्मचारी या अभिकर्ता सम्मिलित है , 
( iv ) " विपणन " से क्रय और विक्रय करने के कार्य के लिए परिस्थितियां या अवसर अभिप्रेत है , 
( v ) "सेल कंपनी " से अभिप्रेत है इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड , भारत पेट्रोलियम 

कार्पोरेशन लिमिटेड , आई बी पी कं . लिमिटेड या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी, जो केन्द्रीय 
सरकार द्वारा समय - समय पर, अधिकथित किए गए अनुबंधों के अनुसार सीधे उपभोक्ताओं को विमानन टरबाइन ईंधन के विक्रय 

में लगी हैं , 
( vi ) " परिवाहक " से विमानन टरबाइन ईंधन के परिवहन के लिए किसी तेल कंपनी या उपभोक्ता द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है 

जिसमें उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी या अभिकर्ता सम्मिलित है । 
( vii ) परिवहन ईंधन का अर्थ तथा इसमें सम्मिलित हैं विमानन टरबाइन ईंधन, उच्च वेग डीजल, मोटर स्पिरिट तथा अन्य ऐमा ईधन जिसे 

सरकार समय - समय पर तद्घोषित करें 
1029 GI/2001 


- - - 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 

[ PART II - SFC 3(1)] 
विमानन टरबाइन ईधन के विपणन और उपयोग पर निबंधन 
( क ) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति विमानन टरबाइन ईंधन का विक्रय नहीं करेगा, 
( ख ) विमानन टरबाइन ईंधन का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत तेल कंपनी , विभिन्न पक्रमों पर, जिनमें भण्डारण, परिवहन और पुन . 

मरने के प्रक्रम भी सम्मिलित हैं , क्वालिटी नियत्रण बनाए रखेगी और क्वालिटी नियंत्रण आँच करती रहेगी, 
( ग ) कोई भी व्यक्ति विमानन टरयाइन ईधन में कोई बाह्य पदार्थ अपमिश्रित नहीं करेगा और न ही किसी रीति से ऐमा अपमिश्रण करन 

में सहायता करेगा । 
विमानन टरबाइन ईंधन के विपणन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकार जारी किए जाने के लिए आवेदन 
ऐसा कोई ख्यम्ति, जो विमानन टरबाइन ईंधन का यिक्रय करने के लिए प्राधिकार अभिप्राप्त करने का इच्छुक है , केन्द्रीय सरकार को 
अनुसूची - 1 में दिए गए प्ररूप के अनुसार आवेदन करेगा । 
आवेदन फीस 
आवेदन के साथ आवेदा पीस के रूप में 1 लाख रुपए की रकम या तो बैंकर चेक द्वारा या वेतन और लेखा अधिकारी, पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मत्रालय के पक्ष मे नई दिल्ली में पंदेय मांग पत्र के माध्यम से संदत्त की जाएगी । 
ऐसा फार्मेट , जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा विमानन टरबाइन ईधन विपणन करने का प्राधिकार जारी किया जाएगा 
यदि केन्द्रीय सरकार की आवेदन के परीक्षण के पश्चान, यह मतुष्टि होती है कि आपदक सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो की पूर्ति करता है, तो 
विमानन टरबाइन ईंधन का विपणन करने के लिए पाधिकार, अनुसूची- 2 में दिए गए फार्मट के अनुसार जारी किया जाएगा । 
विमानन टरबाइन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकार की विधिमान्यता तथा नवीकरण के लिए आवेदन 
केंद्रीय सरकार आवेदनों की संवीक्षा करने के पश्चात , विमानन टरबाइन ईंधन विक्रय करने के लिए दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए 
प्राधिकार जारी कर मकेगी । विमानन टरबाइन ईंधन विक्रय करने के लिए पाधिकार क नवीकरण की वांक्षा करने वाला कोई व्यक्ति फर्म 
या कंपनी, प्राधिकार की विधिमान्यता के पर्यषमान से कम से कम 60 दिन पूर्व अनुसूची - 1 क अनुमार नया आवेदन केद्रीय सरकार को 
प्रस्तुत करेगा । 
तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति 
( अ ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी या यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष 

आदेश द्वारा सम्यक प्राधिकृत उप - पुलिस अधीक्षक म अभिन्न पंक्ति का काई पुनित धिकारी या इस निमित्त सम्यान प्राधिकृत 
मंबद्ध तेल कंपनी का विक्रय अधिकारी से अनिम्न पक्ति का कोई अधिकारी, इस मादश के उपचनों का अनुपालन सुनिश्चित करने 
को दृष्टि से या अपना यह समाधान करन के प्रयोजन के लिा कि इस आदश या तीन किए गएकिसी अन्य आदश का अनुपालन 
किया गया है , 
( 1 । किसी ऐसे स्थान या परिसर में प्रवेश कर सकेगा या उसकी तलाशी ले मफेगसिपालाउपयोग लिया जा रहा है या उपयोग 

किए जाने का मंदह है जिसकी बायत यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन किया गया 

है ,किया जा रहा है या किया जाने वाला है । 
( 11 ) ऐसेकिसी व्यक्ति या यान या पात्र को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले मकेगा जिसका विमानन टरबाइन ईंधन के सचलन 

के लिए उपयोग किया गया है या जो ऐसे उपयोग में लाए जाने के लिए आशथित है । 
( 1 ) विमानन टरबाइन ईधन की ऐसीकिमी लेखा यही या अन्य दस्तावेजों या किसी स्टाक का निरीक्षण कर सकेगाजिसका इस 

आदेश के उपबंधो के उल्लंघन म उपयाग किया गया है या जिसका उपयोग किए जाने का संदेह है ; 
( IV ) विमानन टरबाइन ईंधन के नमूने ले सकेगा और या विमानन टरबाइन ईंधन के स्टाकों में से किसी स्टाक का अभिग्रहण घर 

सकेगा जिसके लिा अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उम्मका इम आदश क उस्लघन में उपयोग किया 
गया है या उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किया आने वाला है और इसके पश्चात् आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 
( 1955 का 10 ) के उपबंधो के अधीन अधिकारिता रखने वाले कलक्टर के समक्ष इस प्रकार अभिगृहीत स्टाक मदा को 
प्रस्तुत करने को मुनिश्चित करने के लिए और ऐस परतुतीकरण के लंबित रहने के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए 

सभी आवश्यक उपाय अपना सकेगा या अपनाने के लिए पाधिकृत कर मकेगा । 
( आ ) खंड ( 3 ) ( IV ) के अधीन उपबंधित अभिग्रहण की शक्ति का पयोग करते समय पाधिकृत अधिकारी एसा करने के लिए कारणों 

को लिखित में लेखबन करेगा, जिसकी एक प्रति तेल कम्पनी , परिवाहक, उपभोक्ता या किसी अन्य सयद व्यक्ति का दी जाएगी । 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


[ भाग [ - खण्ड 3( ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
- -- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - --- --- - - 
( इ ) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया मंहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 100 के उपबंध, यथा शक्य इस आदेश के 

अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे । 
विमानन टरबाइन ईंधन का नमूना लेना 
( क ) खंड 8 में प्राधिकृत अधिकारी, यथा स्थिति, टैंक, रिपफूलर, पाइप लाइन, यान या पात्र से यह जांच करने के लिए कि क्या विमानन 

टरबाइन ईंधन भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश की अपेक्षा के अनुरूप है या नहीं, नमूने लेगा । 
( ख ) नमूने स्वच्छ गिलास या एल्यूमीनियम के आधानों में लिए जाएंगे । प्लास्टिक के आधानों का नमूने लेने के लिए उपयोग नहीं किया 

आएगा । 
( ग ) खंड 8 में प्राधिकृत अधिकारी विमानन टरबाइन ईंधन एक - एक लिटर के 3 नमूने लेगा, उन पर हस्ताक्षर करेगा और मुद्रा लगाएगा । 

नमूना लेबल पर उम अधिकारी द्वारा जिसमे नमूना लिया है, और मंबद्ध तेल कम्पनी या संबद्ध व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त 
रूप में हस्ताक्षर किए जाएं तथा लेबल पर तेल कम्पनी व्यक्ति के नाम , नमना की मात्रा, सारीख , अधिकारी के नाम तथा हस्ताक्षर , 

तेल कम्पनी या सबद्ध व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि के नाम तथा हस्ताक्षर के बारे में जानकारी अन्तर्वित होगी । 
( घ ) विमानन टरबाइन ईंधन का एक नमूना अभिभ्यीकृति के अधीन तेल कम्पनी या परिवाहक या संबद्ध व्यक्ति या उसके पतिनिधि को 

इस अनुदेश के साथ दिया जाएगा कि वह उस नमने को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में तब तक परिक्षित रखे जब तक कि परीक्षण 
या अन्वेषण पूरे न हो जाएं , एक नमूना प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रखा जाएगा और राप एक नमूना प्रयोगशाला क विश्लेषण क लिए 

उपयोग में लिया जाएगा । 
( ङ ) प्राधिकृत अधिकारी, उपखड ( ख ) के अधीन लिए गए मिमानन टरबाइन ईंधन के नमूनों को 10 दिन के भीतर किमी ऐसी 

प्रयोगशाला को भेजेगा जो इस बारे में जांच करने की दृष्टि से विश्लेषण करने के लिए विमानन टरबाइन ईधन नमूनों का परीक्षण 
करने के लिए नागर विमानन महानिदेशक , नागर विमानन मंत्रालय और वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशक रक्षा मंत्रालय 
द्वारा प्राधिकृत है , कि क्या विमानन टाबाइन ईंधन भारतीय मानक ब्यूरों के विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है अथवा नहीं । 
प्राधिकृत प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में नमूना की प्राप्ति से दस दिन के भीतर प्राधिकृत अधिकारी का परीक्षण रिपोर्ट भेजेगी । प्राधिकृत 
अधिकारी , प्रयोगशाला से परीक्षण परिणामां की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर परीक्षण परिणाम को भबद्ध तेल कम्पनी या परिवार क 

या व्यक्ति को संसूचित करेगा । 
( 10 ) केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने काशक्ति 

केन्द्रीय सरकार, समय - समय परकिसी तेल कम्पनी, परिणाहक या उपभोक्ता या किमी अन्य व्यक्ति को , साधारण या विशेप आदश द्वारा , 
ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जिमेवर विमानन टरबाइन ईधन के भंडारण , विक्रय, परिवहन और त्ययन की बाबत आवश्यक समझ माराम 
निदेश जारी किए जाने पर, ऐमा सेल कम्पनी परिवाहक या उपभोक्ता उनका अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा । 


अनुसूची 1 
( खगन 4 और 5 देखे । 

आवेदन प्ररूप 
( धिमानन टरबाइन ईंधन के विपणन का पाधिकार जारी करने के लिए ) 


सेवा में , 


- - --- -- -- - - - ---- - - - - - - - --- - - - - - 


- - - 


- - - - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मयुक्त सचिव ( रा ), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय , 
भारत सरकार , शास्त्री भवन , नई दिल्ली - 110001 
आवेदक का नाम 
फर्म की किम्म ( आ लागू न हो उसे काट दें ) 
पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/पाइवेट लिमिटेड कम्पनी/ 
भागीदारी फर्म/ स्वत्वधारी फर्म/ अन्य 


- - 


- - 


- 


- 


- --- - - 


- 


- 


22 


---- - - - - -- 


- 


-~ 


- - -- -- - - - - - - 


- 


-- - 


- 


- - 


- 


- - - 


पत 


- . - - - - - - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


3क . 
3ख 


रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 
विमानन टरबाईन इंधन भण्डारण केन्द्र 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - - -- - - 


- - - 


- - - - 


-- 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[PART II --- SEC 3(1)] 


4. 


निदेशकों / भागीदारों/ स्वत्वधारी (रियों ) के नाम , पते, टेलीफोन नम्बर 


क्रम सं. नाम 


कार्यालय 


मिवास 


- 


- 


पता 


टेलीफोन 


पता 


टेलिफोन 


5. उद्योग रजिस्टीकरण/ अनुज्ञप्ति विवरण 
रजिस्ट्रीकरण/ अनुज्ञप्ति संख्यांक जारी करने की तारीख 


कब तक विधि मान्य है 


जारी करने वाला प्राधिकारी 


6 


6क, 


विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण विवरण 
राज्य विक्रय कर 
रजिस्ट्रीकरण संख्यांक 

जारी करने की तारीख 


कब तक विधिमान्य 


जारी करने वाला प्राधिकारी 


6ख. केन्द्रीय विक्रय कर 


रजिस्ट्रीकरण संख्यांक 


जारी करने की तारीख 


कब तक विधिमान्य 


जारी करने वाला प्राधिकारी 


. 


विस्फोटक पदार्थ अनुज्ञप्ति विवरण 
अनुज्ञप्ति संख्यांक 

जारी करने की तारीख 


कब तक विधिमान्य 


विमानन टरबाईन ईधन की 
भंडारण क्षमता ( किलोलिटर में ) 


- - 


- - 


- 


-- - - -- - 
8 


विमानन टरबाइन ईंधन भंडारण का विवरण 


स्थान 


टैंक संख्यांक 


क्षमता (किलोलिटर मे ) 


श्रेणी ( जो लागू न हो , उसे काट दें ) 

तेलशोधक कारखाना / तेल दोहन और उत्पादन कम्पनी 
10 तेलशोधक कारखानों की दशा में : 
10क विनिवेश का विवरण 
10ख 

साधारण शेयर धारण का विवरण 
11. तेलदोहन और उत्पादन कम्पनियों की दशा में 
11क . पिछले तीन वर्ष के दौरान अपरिष्कृत तेल के उत्पादन का विवरण ( वार्षिक रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें ) 
वर्ष 

स्थान 

उत्पादन ( दस लाख टन में ) 


- - -- -- 


[ भाग II - खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- . 


- . 


हाँ / नहीं 


12. लेखाओं के संपरीक्षित विवरण का ब्यौरा 
12क . क्या लेखा संपरीक्षित हैं ? 
12ख. यदि हां , तो अन्तिम वर्ष क्या है ? 

( लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट और अन्तिम संपरीक्षित विवरण संलग्न करें ) 
13. 

विमानन टरबाइन ईंधन के ब्रांड का नाम और लोगो । 
( प्रमाणित लोगो संलग्न करें ) 
संलग्न आवेदन फीस का विवरण 


बैंकर चैक / डिमांड ड्राफ्ट सं . 


तारीख 


बैंक का नाम 


शाखा 


रकम 


घोषणा 
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और इस आवेदन के साथ लगे हुए उपाबंध 
और कथन सही , पूर्ण और सत्य रूप से कथित हैं और यदि इममें किया गया कोई कथन गलत पाया जाता है तो मैं विधि के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई 
के लिए दायी हूंगा । 
तारीख - - -- - -- 

हस्ताक्षर - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


स्थान - - - - - - 


नाम - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 2 

( खण्ड 6 देखें ) 
फारमेट जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा विमानन टरबाइन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकार जारी किया जाएगा 
पाधिकार सं . . - - - - - -- - - - - 

तारीख -- - - - - - - - - -- 
विमानन टरबाइन ईंधन ( विपणन का विनियमन ) आदेश, 2001 के उपबन्धों के अनुसार विमानन टरबाइन ईंधन के विपणन के लिए 
प्राधिकार हेतु आवेदन की संवीक्षा के पश्चात् मैसर्स - - -- -- - - - 

- - - - - - - - को , जिसका रजिस्ट्रीकृत 
कार्यालय - - - - - - - - - - - - - - - ( पता ) पर स्थित है , यह प्राधिकार जारी किए जाने की तारीख से निम्नलिखित विवरण के अनुसार 
विमानन टरबाईन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 
1. श्रेणी ( जा लागू न हो , उसे काट दें ) 
तेल शोधक - - - - - - - - - - - - - - /तेल दोहन और उ 

-- - - - - - - / तेल दोहन और उत्पादन कंपनी 
विमानन टरबाइन इंधन भंडारण केन्द्र : - - - - 


- 


- 


। 


- - - - - - 


। 


3. विमानन टरबाइन ईंधन का ब्रांड नाम और लोगो : 

कब तक विधिमान्य है : 
( प्राधिकार के नवीकरण के लिए नया आवेदन विधिमान्यता के समाप्त होने के कम से कम 60 दिन पूर्व किया जाए ) 
5 कोई अन्य शर्त . 
तारीख - - - - - - - - - - 

हस्ताक्षर - - - - 


- 


- 


स्थान - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


नाम - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


पदनाम - - - 

मुद्रा - - - - - - - 
[ फा. मं . पी - 11013/1/ 2001 - वितरण ] 

शिवराज सिह, संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[Part II — Scr 3(1)] 


- - -- 


- 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 


ORDER 


New Delhi, the 31st March , 2001 


GSR 241 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 3 of 
the Essential Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ), the Central Government 
herebymakes the following Order,namely : 


1. Short title and commencement - 


( 1) 


This order may be called the Aviation Turbine Fuel (Regulation of 
Marketing ) Order, 2001. 


It shall come into force on the date of its publication in the Official 
Gazette . 


2 . Definitions - In this Order, unless the context otherwise requires, 


" adulteration " means Introduction of any foreign substance into 
aviation turbine fuel illegally or unauthorisedly with the result that the 
product does not conform to the requirements of the Bureau of 
Indian Standards specifications; 


" aviation turbine fuel" means petroleum distillate which conforms to 
the requirements of Bureau of Indian Standards specifications, 


( ii) 


" consumer " means a person who purchases products directly from 
an Oil Company and stores and utilises the products for his own 
consumption and shall include his representatives, employees or 
agents ; 


Liv 


" market" means the conditions or opportunities for the act of buying 
and selling ; 


[ ATTI1 - OG 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Tv ) 


" oil company" means the Indian Oil Corporation Limited , the 
Hindustan Petroleum Corporation Limited , the Bharat Petroleum 
Corporation Limited , IBP Co . Limited or any person , firm or company 
authorised by the CentralGovernment who is engaged in the sale of 
aviation turbine fuel directly to consumers in accordance with the 
stipulations laid down by the CentralGovernment from time to time ; 


( vi) 


" transporter" means a person authorised by an Oil Company or a 
consumer to transport aviation turbine fuel and shall include his 
representatives, employees or agents . 


(VII) 


" transportation fuels means and includes Aviation Turbine Fuel (ATF). 
High Speed Diesel (HSD ), Motor Spirit (MS) and such other fuels that 
may be declared to be as such by the Government from time to 
time . 


3. 


Restrictions on marketing and use of aviation turbine fuel - 


(a ) 


no person other than those authorised by the Central Government 
shall sell aviation turbine fuel 


(b ) 


oil company , authorised to sell aviation turbine fuel, shall maintain 
quality control and quality control checks at various stages including 
storage, transportation and refueling : 


(c ) 


no person shall adulterate or help in any manner adulterating of 
aviation turbine fuel with any foreign substance . 


4 . Application for issue of authorisation by the Central Government to 

market Aviation Turbine Fuel - 


whosoever desiring to secure authorisation to sell aviation turbine fuel 
shall submit application to the Central Government as per the form 
given in Schedule I. 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II — SHC 3(1)] 


5 . Application fee - 


An amount of Rs. 1 lakh shall be paid as application fee alongwith with 
the application either by way ofbanker s cheque or demand draft in 
favour of Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural 
Gas payable at New Delhi. 


6 . Authorisation to market Aviation Turbine Fuel - 


If Central Government, after scrutiny of the application is satisfied that 
the applicant fulfills the conditions laid down by the Government for 
marketing of transportation fuels , authorisation to market aviation 
turbine fuel shall be issued as per the format specified in Schedule - Il. 


7 . Validity of authorisation to market Aviation Turbine Fuel and application 

for renewal - 


After scrutiny of the applications , the Central Government may issue 
authorisation to sell aviation turbine fuel for a period not exceeding 
two years . Person , firm or Company désiring renewal of the 
authorisation to sell aviation turbine fuel shall submit fresh application 
to the Central Government as per Schedule atleast 60 days before 
the expiry of validity of the authorisation . 


8 . Power of search and selzure - 


(A ) 


any Gazetted Officer of the Central or State Government or any 
Police Officer notbelow the rank of deputy superintendent of police 
duly authorised, by general or special order by the Central 
Government or State Government as the case may be or any officer 
of the concerned oil company duly authorised in this behalf not 
below the rank of sales officer may , with a view to securing 

mpliance of the provisions of this order, or for the purpose of 
satisfying himself that this order or any order made thereunder nas 
been complied with - 


enter and search any place or premises being made use of or 
suspected to be made use of with respect to which there is 


LTTI - 4483 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


reason to believe that the provisions of this order have been / 
are being or are about to be contravened ; 


(ii) 


stop and search any person or vehicle or receptacle used or 
intended to be used formovement of aviation turbine fuel; 


inspect any book of accounts or other documents or any stock 
of aviation turbine fuel used or suspected to be used in 
contravention of the provisions of this order; 


( iv ) 


take samples of aviation turbine fuel and / or seize any of the 
stocks of aviation turbine fuel which the officer has reason to 
believe has been or is being or is about to be used in 
contravention of this order and hereafter take or authorise the 
taking of allmeasures necessary for securing the production of 
stocks / Items so seized before the collector having jurisdiction 
under the provision of the Essential Commodities Act, 1955 ( 10 
of 1955 ) and for their safe custody pending such production . 


(B ) 


while exercising the power of seizure provided under para 8 (A ) (lv ) 
the authorised officer shall record in writing the reasons for doing so , 
a copy of which shall be given to the oil company , transporter, 
consumer or any other concerned person . 


(C ) 


the provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure , 1973 
( 2 of 1974 ), relating to search and seizure shall, as far as may be , 
apply to searches and selzures under this order, 


9. Sampling of Aviation Turbine Fuel - 


( a ) 


the officer authorised in para 8 shall draw the sample from the tank , 
refueler, pipeline , vehicle or receptacle as the case may be to 
check whether avlation turbine fuel conforms to the requirements of 
Bureau of Indian Standards specification ; 


(b ) 


samples shall be taken in clean glass or aluminum containers. Plastic 
containers shall notbe used for drawing samples , 


( c ) 


the officer authorised in para 8 shall take , sign and seal 3 samples of 
1 litre each of aviation turbine fuel. The sample label should be jointly 
signed by the officerwho has drawn the sample , and the concerned 
oll company or concerned person or his representative and the label 
shall contain information as regards name of the oll 
company/person , quantity of sample , date , name and signature of 
1029 / 42 /2001- 2 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARTIL _ Sec. 3 (1)] 


the officer, name and signature of the oll company or of the 
concerned person or his representative . 


( d ) 


1 sample of aviation turbine fuel would be given to the oil company 
or transporter or concemed person or his representative under 
acknowledgement with instruction to preserve the sample in his safe 
custody till the testing or investigations are completed , 1 sample 
would be kept by the officer authorised and the remaining 1 sample 
would be used for laboratory analysis . 


(e) 


the authorised officer shall send the samples of aviation turbine fuel 
taken under sub -para (b ) within 10 days to any of the laboratories, 
authorised by the Director General Civil Aviation , Ministry of Civil 
Aviation and Director General Aeronautical Quality Assurance , 
Ministry of Defence , to test aviation turbine fuel samples for analysing 
with a view to checking whether aviation turbine fuel conforms to 
the requirements of Bureau of Indian Standards specifications. The 
authorised laboratory should furnish the test report to the authorised 
officer within 10 days of receipt of sample at the laboratory . The 
authorised officer shall communicate the test result to the concerned 
oil company or transporter or person within 5 days of receipt of test 
results from laboratory . 


10 . Power of Central Government to Issue directions - 


The Central Governmentmay , from time to time,by a general or special 
order issue to any oll company , transporter or consumer or any other 
person , such directions as it considers necessary regarding storage , sale , 
transportation and disposal of aviation turbine fuel and upon the issue of 
such directions, such oil company , transporter or consumer shall be 
bound to comply therewith , 


[ TT II — 


05 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE I 
( 500 clauso 4 & 5 ) 


APPLICATION FORM 
( For Isglia of Authorisation to market ATF ) 


To , 


The Joint Secretary ( R ), MOP & NG , Govt of India . Shastri Bhawan , New Delhi - 110 001 


1. Name of the applicant 


SE 


- - 


- - 


-- 


- 


- - 


2 . Type of firm ( strike out whichever is not applicable ) 
2a . Public Limited Company/Private Limited Company/Partnership finn /Proprietorship finn /Others 


3 . Addresses 
3 . a Registered office 


3.b ATF storage point (8 ) 


4 . Namos , addresses , telephone numbers of Directors / Partners / Proprietor(s ) 


Name 


| Serial 
Number 


Office 

Residence 
Address Telephone Address Telephone 


an 


5 . Industry Registration /Licence Detalls 


Date of Issue 


Issuing Authority 


Registeration / 
Licence Number 


Valid 
up to 


- - 


6 . Sales Tax Registration Details 


6a . State Sales Tax 

Registeration 

Number 


Dale of Issue 


| 


Issuing Authority 


Valid 
up to 


6b . Central Sales Tax 

Registeration 

Number 


Date of issue 


Issuing Authority 


Valid 
up to 


7 . Explosives Licence Detalls 


Date of Issue 


Licence 
Number 


Valid 
up to 


ATF storage 
capacity Licenced 

( in kilolitres) 


1977 alacon 3 


THE GAZETTE OF INDJA EXTRAORDINARY 


Paki Il — S5 . 3(1)] 


8 . Details of ATF storage 


- 


- 


Location 


Tank 1 
Number 


Capacity - 
(In kilolitres) 


- 


- 


9. Category (Strike out whichever is not applicable ) 
9 .a Refinery / all Exploration & Production company) 


10 . In case of Refleerles : 
10 .a Details of investment 


10 .b Detalls of equity holding 


11. In case of Oll Exploration & Production companien 
11.a Detalls of crude oil production during the last three years 

( Certified copies of annual reports shall be enclosed ) 


Year 


Location 


Production 
(in million tonnes ) 


- - - 


- 
- 


- - - - 1 - - 


- 


- 


- 


- 


12 . Details of Audited Statement of Accounts 
12 a Whather the Accounts are audited ? 


[ Yes I No ] 


12.b If yes , latest for which year ? 

(Encloso Audited Staternent of Accounts and Audit Report ) 


13. ATF brand name and logo 

(Attach certified logo) 


14 . Details of application fee attached 


Banker s cheque/demand draft No 


Date 


Name of the Bank 


Branch 


Amount 


DECLARATION 


Certified that the above information is true to the best ofmy knowledge and belief and the 
information as annexures and statenients accompanying this application are correct, complete and truly 
stated and if any statement made herein is found to be incorrect , I shall be liable for action under the 
provisions of law 


Date 
Place 


- - - 


- 


- 


Signature : 
Name : 


[ YTT II - UK 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE II 
( see clause 6 ) 


FORMAT IN WHICH AUTHORISATION TO MARKET ATF SHALL BE ISSUED BY THE 

CENTRAL GOVERNMENT 


Authorisation No .. .. .. . 


Date :. . . . . 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- -- 


- 


After scrutiny of the Application for Authorisallon to market Aviation 
Turbine Fuel (ATF ) in terms of the provisions of the Aviation Turbine Fuel 
(Regulation of Marketing ) Order, 2001, M /S 
whose registered office is at 
(address ) are hereby authorised to market ATF , from the date of issue of this 
authorisation , as per the following details : 


- 


- 


- - 


- 


1 . Category ( Strike outwhichever is not applicable ): 


Refinery / Oil Exploration & Production company 


- 


wr 


- 


- 


- 


- 


- 


2 . ATF storage point ( s): 


uw 


- 


- - 


- 


- 


- 


3 . ATF brand name and logo : 


4 . Valid upto : 

( Fresh application to be made for renewal of the authorisation at least 60 
days before the expiry of validity ) 


5 . Any other condition : 


Date 


Place 


Signature : 
Name : 
Designation : 
Seal: 


[F. No P - 11013/ 1/2001 /Dist ] 
SHIV RAJ SINGH , Jt Sccy 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 


